निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

द्वारा प्रकाशित 


17 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , 

बुधवार , 7 जनवरी 2015 


( सं ० पटना 52 ) 


जल संसाधन विभाग 


- 


- 


अधिसूचना 

16 दिसम्बर 2014 
सं 0 22 / नि ० सि ०(सिवान) -11-10 / 2009 / 1971 -श्री नरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ 
नियंत्रण प्रमंडल, ठकराहा, शिविर – गोपालगंज द्वारा सारण प्रमंडल, छपरा के अधीन सारण तटबंध के कि 0 मी 0 35.52 से 
80.00 कि 0 मी 0 के बीच कराये जा रहे उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में बरती गई अनियमितता की जॉच उड़नदस्ता 
द्वारा करायी गई । उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त इनके विरूद्ध शत - प्रतिशत प्री - लेवल की जॉच 
नहीं करने तथा मुख्य अभियंता द्वारा लेवल जॉच की सूचना देने का निदेश दिये जाने के बावजूद अनुपालन नहीं करने 
का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरांत विभागी पत्रांक -1471 दिनांक 10.12.09 द्वारा स्पष्टीकरण की 
मांग की गई । जिसके क्रम में श्री कुमार द्वारा कुछ अभिलेखों की मॉग की गई, जिसे उपलब्ध कराने के उपरांत श्री 
कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । समीक्षा में निम्न तथ्य पाया गया : 

1. स्वीकृत प्राक्कलन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सारण तटबंध के कि 0 मी 0 35.52 से 80.00 कि 0 मी 0 
तक के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ की गयी है । शर्त कंडिका -3 के अनुसार 
मिट्टी कार्य के प्री - लेवल का शत - प्रतिशत जॉच कार्यपालक अभियंता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी । प्री - लेवल जॉच 
कार्य हेतु गठित टीम से प्री - लेवल जॉच कार्य सुनिश्चित की जायेगी । 

2. मुख्य अभियंता, सिवान के पत्रांक -1844 दिनांक 10.05.06 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुख्य 
अभियंता, सिवान द्वारा बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल ठकराहा शिविर, गोपालगंज के अधीन सारण तटबंध के कि 0 मी 0 35.52 से 
80.00 कि 0 मी 0 तक के प्री - लेवल के क्रॉस जॉच हेतु एक कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता तथा दो कनीय 
अभियंता का एक टीम गठित किया गया है । जिसमें निदेश है कि : 

( क ) कार्य के प्रभारी कार्यपालक अभियंता गठित जॉच दल को जाँच कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर 
कार्य को सम्पन्न करावेंगे । 

( ख ) गठित जॉच दल कार्य के प्रभारी कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर जॉच कार्य प्रारम्भ करेंगे 
एवं जॉच दल अपने जॉच कार्य का साप्ताहिक प्रगति से अवगत करावेंगे । 

3. आरोपी पदाधिकारी अपने बचाव बयान में उद्धृत किया है कि कार्य से संलग्न कनीय अभियंता एवं सहायक 
अभियंता द्वारा शत - प्रतिशत प्री - लेवल की जॉच की गयी है एवं आरोपी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा भी दिनांक 
24.04.06 से 07.06.06 के बीच प्री - लेवल की जॉच की गयी है जिसकी पुष्टि उड़नदस्ता जॉच प्रतिवेदन में संलग्न 
प्री - लेवल बुक के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा सारण तटबंध के कि 0 मी 0 35.20 से 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जनवरी 2015 
76.75 तथा 77.58 से 79.75 कि 0 मी 0 तक का प्रीलेवल की जॉच विभिन्न तिथि में की गयी है परन्तु कि 0 मी 0 76.75 से 
77.53 तक का प्री लेवल की जॉच इनके द्वारा नहीं किया गया है अतएव प्री - लेवल की शत प्रतिशत की जॉच नहीं 
करने के आरोप को आंशिक प्रमाणित माना जा सकता है । 

4. जॉच प्रतिवेदन के साथ संलग्न प्री - लेवल बुक के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्री - लेवल की जॉच 
असम्बद्ध गुण नियंत्रण प्रमंडल तथा मुख्य अभियंता द्वारा गठित टीम से करायी गयी है । 

5. आरोपी पदाधिकारी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रमंडलीय विभिन्न पत्रों के माध्यम से सारण तटबंध 
के कि 0 मी 0 35.20 से 44.20, 62.93 से 69.00 तथा 49.60 से 62.90 तक गुण नियंत्रण प्रमंडल से जॉचित प्री - लेवल बुक 
की अभिप्रमाणित प्रति अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल , गोपालगंज को समर्पित करते हुए सूचना मुख्य अभियंता 
को दिया गया है । 

6. मुख्य अभियंता के पत्रांक -1844 दिनांक 10.05.06 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्री - लेवल की जॉच 
कार्य की साप्ताहिक प्रगति से मुख्य अभियंता को अवगत कराने का दायित्व जॉच दल की थी , आरोपी पदाधिकारी को 
मात्र जॉच कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करने का दायित्व निर्धारित था । 

7. उड़नदस्ता जॉच प्रतिवदेन से स्पष्ट होता है कि कराये गये कार्य में किसी प्रकार का वित्तीय अनियमितता 
परिलक्षित नहीं है । 

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री नरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल , 
ठकराहा के विरूद्ध मुख्य अभियंता के आदेश के अवहेलना करते हुए सारण तटबंध के कि 0 मी 0 35.20 से 80.00 के 
बीच प्री - लेवल का शत - प्रतिशत जाँच नहीं करने का आरोप अंशतः प्रमाणित पाया गया । प्रमाणित आरोपों के लिए श्री 
कुमार को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया । 

1. एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 

तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री नरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति अधीक्षण 
अभियंता , लघु सिंचाई अंचल , भागलपुर को निम्नांकित दंड अधिरोपण संसूचित किया जाता है 
1. एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


: 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 52-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


